निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 05 


10 माघ 1934 ( PTO ) 
पटना, बुधवार , 

30 जनवरी 2013 (ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-9 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

10-13 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


न्यायालय 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


सूचनाएं 


सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य 

वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 जनवरी 2013 
एस0 ओ0. 113 , दिनांक 30 जनवरी 2013 - लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 ( 1952 का 53 ) की धारा -10 के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल श्री ब्रजेश कुमार तिवारी , नोटरी का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप 
में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3189/ जे0 दिनांक 12.07.03 द्वारा की गयी थी , लेख्य प्रमाणक अधिनियम , 1952 
( 1952 का 53 ) की धारा -4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है। 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट ( एस0 )-26/ 01/ 439 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


16 जनवरी 2013 
एस0 ओ0 114 , एस0 ओ 0 113 दिनांक 30 जनवरी 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट (एस 0) -26 /01/ 439 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 16th January 2013 
S.O.113 , Dated the 30th January 2013 — In exercise of the powers conferred under Section - 10 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Brajesh Kumar 
Tiwary Notary Public, Aurangabad whose appointment had been made as notary under Law Department s 
Notification memo no- 3189/ J dated 12.07.03 from the register maintained for Notaries under Section - 4 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) . 

( File No.- ANot( s )-26/ 01 /439 / J ) 
By Order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


गृह 

विभाग 
अभियोजन निदेशालय 


अधिसूचनाएं 

11 जनवरी 2013 
सं ० अ0 नि 0 ( 01) 21 / 2010 / स्था0-24 - वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 एवं 
वित्त विभाग , बिहार, पटना के परिपत्र सं 0 8710 दिनांक 19.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अभियोजन सेवा के 
मूल कोटि के निम्नलिखित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों ( वेतनमान PB 2 + GP 4800 ) को उनके नाम के सामने कॉलम 4 
में अंकित तिथि से वेतनमान PB 2 + GP 5400 में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


3 


क्र ० 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
का नाम / वरीयता क्रमांक 

( 2007 ) 

2 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
के पद पर योगदान की तिथि 

सेवा - सम्पुष्टि की तिथि 


प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति 

उन्नयन की देय तिथि । 


1 


3 


4 


1 


श्री लखन मंडल, 208 


दिनांक 11.01.09 से 


2 


श्री अजय कुमार मिश्र, 220 


दिनांक 13.01.09 से 


3 


श्री अनिल कुमार राय , 225 


दिनांक 11.01.09 से 


4 


श्री कुमार विश्वरंजन, 226 


दिनांक 25.05.09 से 


5 


श्री सोमांशु शंकर, 232 


दिनांक 09.01.09 से 


6 


श्री मनोज कुमार अग्रवाल , 236 


दिनांक 07.01.09 से 


7 


श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, 245 


दिनांक 13.01.09 से 


8 


श्री अनिल कुमार , 246 


दिनांक 14.01.09 से 


9 


श्री दीपक कुमार सिन्हा, 247 


दिनांक 28.01.09 से 


10 


सुश्री रश्मि सिन्हा, 248 


दिनांक 14.01.09 से 


11 


श्री मनोज कुमार सिंह, 249 


दिनांक 11.01.09 से 


12 


श्री अरविन्द कुमार, 2500 


11 जनवरी 1999 
12. जनवरी 2007 
13 जनवरी 1999 

23 जून 2002 
11 जनवरी 1999 
1 जुलाई 2003 
25 मई 1999 
1 जुलाई 2003 
9 जनवरी 1999 
9 जनवरी 2001 
7 जनवरी 1999 

4 मार्च 2001 
13 जनवरी 1999 
30 सितम्बर 2001 
14 जनवरी 1999 
30 सितम्बर 2001 
28 जनवरी 1999 

4 मार्च 2001 
14 जनवरी 1999 
30 सितम्बर 2001 
11 जनवरी 1999 
30 सितम्बर 2001 
21 जनवरी 1999 

30 सितम्बर 2001 
14 जनवरी 1999 ( अप ० ) 

15 जनवरी 2001 
6 जनवरी 1999 
1 जुलाई 2003 
4 जनवरी 1999 
8 जनवरी 2001 
15 जनवरी 1999 
01 जुलाई 2006 
8 जनवरी 1999 
8 जनवरी 2001 
7 जनवरी 1999 
1 जनवरी 2005 
12 जनवरी 1999 

26 जून 2004 
30 जनवरी 1999 

26 जून 2004 
14 जनवरी 1999 
1 जुलाई 2003 
8 जनवरी 1999 
12 जनवरी 2007 
7 जनवरी 1999 

10 जून 2001 
7 जनवरी 1999 
4 मार्च 2001 


वर्ष 2008-09 के ए 0 सी 0 आर0 की प्राप्ति 
की शर्त पर दिनांक 21.01.09 से 

दिनांक 15.01.09 से 


13 


श्री पंकज पंजीकार, 253 


14 


श्री अमरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, 255 


दिनांक 06.01.09 से 


15 


श्री भुवनेश्वर साहु, 256 


दिनांक 04.01.09 से 


16 


श्री प्रणय कुमार सिन्हा, 257 


दिनांक 15.01.09 से 


17 


श्री श्रीकान्त माधव, 260 


दिनांक 08.01.09 से 


18 


श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह , 261 


दिनांक 07.01.09 से 


19 


श्री भूषण कुमार, 263 


दिनांक 12.01.09 से 


20 


श्री मानवेन्द्र मिश्र, 264 


दिनांक 30.01.09 से 


21 


श्री प्रदीप कुमार, 266 


दिनांक 14.01.09 से 


22 


श्री सीताराम तिवारी , 267 


दिनांक 08.01.09 से 


23 


श्री रणविजय सिंह, 268 


दिनांक 07.01.09 से 


24 


श्री अजय कुमार शर्मा, 271 


दिनांक 07.01.09 से 


4 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


क्र ० 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
का नाम / वरीयता क्रमांक 

( 2007 ) 

2 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
के पद पर योगदान की तिथि 
सेवा - सम्पुष्टि की तिथि 


प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति 

उन्नयन की देय तिथि । 


1 


3 


4 


25 


श्री अजय कुमार सिंह , 272 


दिनांक 14.01.09 से 


26 


श्री माणिक कुमार सिंह , 273 


दिनांक 04.01.09 से 


27 


श्री विजय 

कुमार 

चौधरी, 274 


दिनांक 08.01.09 से 


28 


श्री हरीश कुमार , 279 


दिनांक 13.01.09 से 


29 


श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, 281 


दिनांक 13.01.09 से 


30 


श्री राजेश कुमार तिवारी, 283 


दिनांक 14.01.09 से 


31 


श्री रविकांत देव, 284 


दिनांक 04.01.09 से 


32 


श्री आनन्द बाबू, 287 


दिनांक 13.01.09 से 


33 


श्री अनिल कुमार शुक्ला, 290 


दिनांक 12.01.09 से 


34 


श्री राजवंश सिंह, 297 


दिनांक 16.01.09 से 


35 


श्री राजीव कुमार वर्मा, 298 


दिनांक 15.01.09 से 


36 


श्री तारिक हैदर, 299 


दिनांक 07.01.09 से 


14 जनवरी 1999 
16 अप्रैल 2005 
4 जनवरी 1999 
01 जुलाई 2006 
8 जनवरी, 1999 

22 जून 2006 
13 जनवरी , 1999 

1 जुलाई 2003 
13 जनवरी, 1999 

23 जून 2002 
14 जनवरी, 1999 
1 जुलाई 2003 
4 जनवरी, 1999 

23 जून 2002 
13 जनवरी, 1999 

4 मार्च 2001 
12 जनवरी , 1999 

4 मार्च 2001 
16 जनवरी 1999 
30 सितम्बर, 2001 
15 जनवरी, 1999 
16 अप्रैल, 2005 
7 जनवरी , 1999 
1 जुलाई, 2003 
15 जनवरी, 1999 
26 अप्रैल 2008 
6 जनवरी 1999 
1 जनवरी , 2005 
5 जनवरी, 1999 

23 जून 2002 
6 जनवरी 1999 
6 जनवरी 2001 
8 जनवरी , 1999 
26 जून 2004 
4 जनवरी 1999 
13 अक्टूबर, 2001 
11 जनवरी, 1999 
1 जुलाई 2003 
8 जनवरी, 1999 

4 मार्च 2001 
4 जनवरी 1999 
4 जनवरी 2001 
4 जनवरी 1999 
1 जुलाई 2003 
8 जनवरी 1999 
16 अप्रैल 2005 
7 जनवरी 1999 
01 जुलाई 2006 


37 


श्री सुजय बिहारी अम्बष्ट, 302 


दिनांक 15.01.09 से 


38 


श्री धर्मेश कुमार, 307 


दिनांक 06.01.09 से 


39 


श्री अजय कुमार सत्यार्थी, 310 


दिनांक 05.01.09 से 


40 


श्री अशोक कुमार सिंह, 312 


दिनांक 06.01.09 से 


41 


श्री विश्वनाथ प्रसाद, 314 


दिनांक 08.01.09 से 


42 


श्री संजय कुमार सिन्हा, 323 


दिनांक 04.01.09 से 


43 


श्री संजीव कुमार भगत , 324 


दिनांक 11.01.09 से 


44 


श्री विवेक कुमार गुप्ता, 325 


दिनांक 08.01.09 से 


45 


श्री अजीत कुमार सिन्हा, 326 


दिनांक 04.01.09 से 


46 


श्रीमती ईशरत प्रवीण , 328 


दिनांक 04.01.09 से 


47 


श्री अजय कुमार चौधरी, 330 


दिनांक 08.01.09 से 


48 


श्री शाहीद अनवर, 336 


दिनांक 07.01.09 से 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


5 


क्र ० 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
का नाम / वरीयता क्रमांक 

( 2007 ) 

2 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
के पद पर योगदान की तिथि 

सेवा - सम्पुष्टि की तिथि 


प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति 

उन्नयन की देय तिथि । 


1 


3 


4 


49 


श्री अशोक कुमार, 339 


दिनांक 12.01.09 से 


50 


श्री नरेन्द्र कुमार राय , 343 


दिनांक 08.01.09 से 


51 


श्री सत्येन्द्र प्रसाद , 344 


दिनांक 04.01.09 से 


52 


श्री कपिलेश्वर मंडल, 345 


दिनांक 12.01.09 से 


53 


श्रीमती सीमा जयसवाल , 346 


दिनांक 13.01.09 से 


54 


श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, 347 


दिनांक 11.01.09 से 


55 


श्री अजीत कुमार मंडल, 351 


दिनांक 25.01.10 से 


56 


श्री मिथिलेश ठाकुर, 352 


दिनांक 08.01.09 से 


12 जनवरी 1999 
12 जनवरी, 2001 
8 जनवरी 1999 
8 जनवरी 2001 
4 जनवरी 1999 
30 सितम्बर, 2001 
12 जनवरी , 1999 
1 जुलाई 2003 
13 जनवरी 1999 
13 जनवरी 2001 
11 जनवरी, 1999 

26 जून 2004 
6 जनवरी 1999 
25 जनवरी 2010 
8 जनवरी, 1999 
23 जून 2002 
6 जनवरी 1999 
1 जुलाई 2003 
7 जनवरी , 1999 

4 मार्च 2001 
6 जनवरी 
6 जनवरी 2001 
7 जनवरी , 1999 

4 मार्च 2001 
8 जनवरी 1999 
1 जनवरी 2005 
6 जनवरी 1999 
6 जनवरी 2001 
9 जनवरी 1999 
12 जनवरी 2007 
4 जनवरी 1999 
30 दिसम्बर, 2005 


57 


श्री महेश कुमार प्रसाद , 354 


दिनांक 06.01.09 से 


58 


श्री संजय कुमार, 355 


दिनांक 07.01.09 से 


59 


श्रीमती सुनीता कुमारी , 359 


, 1999 


दिनांक 06.01.09 से 


60 


श्रीमती रीता गुप्ता, 360 


दिनांक 07.01.09 से 


61 


श्री शिवनन्दन रजक , 361 


दिनांक 08.01.09 से 


62 


श्री बालेश्वर चौधरी , 364 


दिनांक 06.01.09 से 


63 


श्री राजेश, 368 


दिनांक 09.01.09 से 


64 


श्री मोहन राम , 376 


दिनांक 04.01.09 से 


2 . उपर्युक्त कंडिका -1 के कमांक 03, 05, 07 , 08 , 09 , 14, 19, 21, 23, 28 , 30, 33, 40, 44, 48 , 49 एवं 60 पर 
अंकित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों का मामला सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के परिपत्र सं 0 2108 दिनांक 31.05. 
2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में विशेष चारित्री प्रमाण - पत्र के आधार पर विचारित किया गया है , अतः उन्हें भविष्य में 
विशेष चारित्री प्रमाण - पत्र का लाभ दुबारा नही मिलेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


17 दिसम्बर 2012 
सं 07/ सी0-01-202/07-1080 — बिहार अभियोजन सेवा के 

मूल 

कोटि के 
निम्नलिखित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों (वेतनमान पी 0 बी 0 2+ ग्रेड पे0-4800 ) को 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी वितनमान पी 0 बी 0 3+ ग्रेड पे0-6600 ) के पद पर पदभार 
ग्रहण की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-4 में 
अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 


6 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


क्र ० 


वर्त्तमान पदस्थापन एवं पदनाम 


नव पदस्थापन कार्यालय 
का नाम एवं पदनाम 


नवप्रोन्नत सहायक 
अभियोजन पदाधिकारी 
का नाम / वरीयता क्रमांक 
( 2007)/ गृह जिला 


4 


1 

1 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , शेरघाटी ( गया ) 


2 

3 
श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्त 

सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
61 / रोहतास 

जिला अभियोजन कार्यालय , 

सासाराम । 
श्री अजय कुमार दिवाकर सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
63 / गया 

जिला अभियोजन कार्यालय , 
पटना । 


2 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, जिला 
अभियोजन कार्यालय , 

नालंदा 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , दानापुर 


3 


श्री विजय कुमार नं0-2 
64/ पटना 


4 


श्री सुधीर कुमार 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, बाढ़ 


67 / नवादा 


5 


श्री प्रभुनाथ सिंह 
68 / देवरिया 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 

पश्चिम 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , हिलसा 


6 


श्री सुभाष कुमार 
69 / सारण 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
हाजीपुर । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय , 
नवगछिया । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय , 
बगहा । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय , 
पटनासिटी । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
पटना । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
शेखपुरा । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
बेतिया । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय, 
बेतिया ( प्रतिनियुक्त - शिवहर ) 


7 


श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह 
70 /वाराणसी 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, झंझारपुर 


8 


श्री प्रमोद कुमार राय 
71/ भोजपुर 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , पटनासिटी 


9 


श्री शम्भु शाही 
72 / गोरखपुर (उ 0 प्र 0 ) 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , दलसिंग सराय 


10 


श्री फतह बाहदुर सिंह 
73/ आजमगढ़( उ 0 प्र 0 ) 


11 


श्री भूपेन्द्र नारायण सिंह 
75 /मुंगेर 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
मोतीहारी । 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय , 

वैशाली 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय , 

पटना 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , सिकहरना 


, 


12 


श्री वशिष्ठ नारायण 
यादव 
76/सिवान 
श्री ज्ञानचन्द भारद्वाज 
77/ बेगुसराय 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
मुजफ्फरपुर । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
जमुई । 


13 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय, 

मुजफ्फरपुर 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय , 

अररिया 


14 


श्री सुधीर कुमार 
उपाध्याय 
78/ देवरिया ( उ 0 प्र 0 ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय , 
सिकहरना । 


, 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


7 


क्र ० 


वर्त्तमान पदस्थापन एवं पदनाम 


नव पदस्थापन कार्यालय 
का नाम एवं पदनाम 


नवप्रोन्नत सहायक 
अभियोजन पदाधिकारी 
का नाम / वरीयता क्रमांक 
( 2007)/ गृह जिला 


1 


2 


4 


15 


श्री उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी 
79/ देवरिया ( उ 0 प्र 0 ) 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , रोसड़ा 


16 


श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 
80 / गोरखपुर (उ 0 प्र 0 ) 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , मसौढ़ी 


17 


श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला 
81 / जौनपुर(उ 0 प्र 0 ) 


3 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
छपरा । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय , 
पुपरी । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
गया । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
अनुमंडल अभियोजन कार्यालय , 
हिलसा । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
जहानाबाद । 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , विक्रमगंज 


18 


श्री दिनेश चन्द्र गुप्त 
82 / गोरखपुर ( उ 0 प्र 0 ) 


अनुमंडल अभियोजन 


पदाधिकारी, वीरपुर 


19 


श्री अवधेश कुमार 
83/ वाराणसी( उ 0 प्र 0 ) 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय , 

कैमूर ( भभुआ) 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , रक्सौल 


20 


श्री अवधेश प्रसाद 
84/ देवरिया ( उ 0 प्र 0 ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
बांका । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
पटना । 


21 


श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय 
86/ गोरखपुर (उ 0 प्र 0 ) 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय , 

बेतिया 


22 


श्री दीनदयाल खरे 
87/ गोरखपुर( उ 0 प्र 0 ) 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
सिवान । 


23 


24 


श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
88/ भोजपुर 

जिला अभियोजन कार्यालय , 

पटना । 
श्री अंजय कुमार 

सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
89 / सारण 

गृह ( कारा) विभाग , पटना । 
श्री दिनेश कुमार धर दुबे सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
90 / गोरखपुर( उ 0 प्र 0 ) जिला अभियोजन कार्यालय , 

सासाराम 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, जिला 
अभियोजन कार्यालय, 

शिवहर 
अनुमंडल अभियोजन 

पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय , गया 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , नवगछिया 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, जिला 
अभियोजन कार्यालय , 

भोजपुर ( आरा ) 
अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी, पुपरी 


25 


26 


श्री देवानन्द पासवान 
199 /मुंगेर 


27 


श्री महेश प्रसाद राय 
200 / भागलपुर 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
सुपौल । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
समस्तीपुर । 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय , 
बक्सर 


अनुमंडल अभियोजन 
पदाधिकारी , विरौल 


28 


श्री सूर्यदेव कुमार 


अनुमंडल अभियोजन 


203 / पटना 


पदाधिकारी , बेनीपुर 


8 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


क्र ० नवप्रोन्नत सहायक 

वर्त्तमान पदस्थापन एवं पदनाम नव पदस्थापन कार्यालय 
अभियोजन पदाधिकारी 

का नाम एवं पदनाम 
का नाम / वरीयता क्रमांक 

( 2007)/ गृह जिला 
1 2 3 

4 
29 श्री दिनेश 

कुमार नं0-3 सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

अनुमंडल अभियोजन 
205 / पटना जिला अभियोजन कार्यालय , 

पदाधिकारी , जिला 
गया । 

अभियोजन कार्यालय , 

जहानाबाद 
30 श्री अशोक कुमार सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

अनुमंडल अभियोजन 
207 / 2007 / पटना जिला अभियोजन कार्यालय , 

पदाधिकारी, जिला 
भागलपुर । 

अभियोजन कार्यालय , 

सारण 
31 श्री शम्भु शरण सहायक अभियोजन पदाधिकारी 

अनुमंडल अभियोजन 
334 / बेतिया जिला अभियोजन कार्यालय , 

पदाधिकारी, जिला 
पटनासिटी । 

अभियोजन कार्यालय , 

सीतामढ़ी 
2. क्रमांक- 04, 05, 06 , 08, 10, 11 , 12, 16, 17 , 19,20 , 21,24,25 एवं 
29 पर अंकित अभियोजन पदाधिकारियों का पदस्थापन उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के 
आधार पर किया गया है , अतः उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


धर्मेश्वर ठाकुर , 


विशेष सचिव - सह - महानिदेशक 

अभियोजन । 


11 जनवरी 2013 
सं ० अ0 नि 0 (01 ) 11 / 2011 / स्था 0. 23 — बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के श्री रामप्रवेश दास, जिला अभियोजन 
पदाधिकारी (PB 3 + GP 7600 ), भागलपुर को प्रमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी ( PB4 + GP 8700 ) के संवर्गीय प्रोन्नति 
के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी, गया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
2. प्रोन्नत पद के वेतनमान का वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 दिसम्बर 2012 
सं ० 1 / अ2-02 / 2012-4486 - श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता, पुरातत्व निदेशालय, कला, संस्कृति एवं 
युवा विभाग , बिहार , पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 248 के अधीन उनकी स्वयं की अस्वस्थता के 
कारण दिनांक 15.06.2009 से 30.07.2009 तक कुल 46 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 

2. वित्त ( वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1376 (24 ) दिनांक 19.09.2012 द्वारा 
श्री कुमार को दिनांक 24.06.2009 तक कुल 300 (तीन सौ) दिनों का उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदित किया गया 
है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 महेश्वर प्रसाद सिंह , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


9 


लिये, 


के 


: 


क्र 0 


31 अक्तूबर 2012 
सं ० 1 / स्था .- 06. - 03 / 2012-3712 - श्री श्रीकान्त भगत , संग्रहालयाध्यक्ष, भागलपुर संग्रहालय , भागलपुर के दिनांक 
31.12.2012 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप कार्यहित में उनके प्रभार के संग्रहालयों के संग्रहालयाध्यक्ष के रिक्त पद का 
प्रभार संग्रहालय निदेशालय के अन्तर्गत निम्नाकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यहित में , अगले आदेश तक के 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 

अनुसार 

सौंपा जाता है 
पदाधिकारी का नाम 

पदनाम 

अतिरिक्त प्रभार 
1 2 3 

4 
1 . डा 0 अवध किशोर प्रसाद सिंह संग्रहालयाध्यक्ष , 

संग्रहालयाध्यक्ष , चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय , 
नारद संग्रहालय, नवादा 

जमुई । 
2 . डा 0 ओमप्रकाश पाण्डेय संग्रहालयाध्यक्ष बेतिया संग्रहालय, संग्रहालयाध्यक्ष , भागलपुर 

संग्रहालय, 
बेतिया 

भागलपुर एवं प्रभारी बाबा कारू खिरहर 
संग्रहालय, सहरसा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
महेश्वर प्रसाद सिंह , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


10 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


शुद्धि - पत्र 

1 नवम्बर 2012 
सं ०1 / स्था .- 06. - 03 / 2012–3719 - अधिसूचना संख्या -3712, दिनांक 31.10.2012 में अंकित श्री श्रीकान्त भगत की 
सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.12.2012 के स्थान पर 31.10.2012 पढ़ा जाय । 
2. शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
महेश्वर प्रसाद सिंह , संयुक्त सचिव । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


- 


तार्किक आदेश 

14 दिसम्बर 2012 
सं ०1 / प. 3-01 / 05 / 277 - श्री क्षिति मोहन घोष (दिनांक 31.12.1999 को सेवानिवृत्त ) की सीधी नियुक्ति कला, 
संस्कृति एवं युवा विभाग ( तत्कालीन शिक्षा विभाग ) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रबंधक, मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्रनगर , पटना 
के बिहार शिक्षा सेवा वर्ग -2 के संवर्ग बाह्य एकल पद पर वेतनमान र 510-1155 में की गयी थी । श्री घोष प्रबंधक, मोईनुलहक 
स्टेडियम , पटना के पद पर दिनांक 26.04.1975 को योगदान किये थे एवं उसी पद से दिनांक 31.12.1999 को वार्धक्य 
सेवानिवृत्त हुए । 

2. वित्त विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 4685 , दिनांक 25.06.2003 के द्वारा निर्गत "बिहार राज्य कर्मचारी 
सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003, जो दिनांक 09.08.1999 से प्रवृत्त है, की कंडिका 3 (1) में 
राज्यकर्मियों को 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन एवं 24 वर्षों की सेवा पूरी करने पर 
द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ की स्वीकृति का प्रावधान है । नियमावली की कंडिका 3 (2) के अनुसार वित्तीय उन्नयन 
संबंधित सरकारी सेवक को उनके संवर्ग के लिए विहित विद्यमान उत्क्रम के वेतनमानों में ही मिलेगा । जहाँ प्रोन्नति का उत्क्रम 
भर्ती/ सेवा नियमावली परिभाषित न हो या प्रोन्नति के उत्क्रम में दो नियमित प्रोन्नति से कम हो वहां उच्चतर वेतनमानों में दो 
वित्तीय उन्नयन दिया जायेगा । 

3. श्री क्षिति मोहन घोष की सीधी नियुक्ति संवर्ग बाह्य एकल पद पर हुई थी , जिसका प्रोन्नति का कोई उच्चतर 
सोपान नहीं है । इसलिए श्री घोष को उक्त नियमावली की कंडिका 3 (2) के आलोक में उनके मौलिक वेतनमान के दो उच्चतर 
वेतनमानों में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ देय है । चूंकि श्री घोष नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि 09.08 . 
1999 को 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके थे, अतः इन्हें नियमावली की कंडिका 4 (5) के आलोक में दिनांक 09.08.1999 
से ही प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ देय है । इस प्रावधान के आलोक में श्री घोष को दिनांक 09.08.1999 
से उनकी नियुक्ति एवं उनके द्वारा धारित पद (प्रबंधक , मोईनुलहक स्टेडियम, पटना) के मौलिक वेतनमान र 6500-10500 के 
उच्चतर वेतनमानों, यथा र 7500-12000 में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन तथा स 8000-13500 में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय 
उन्नयन का लाभ देय है । किन्तु विभागीय अधिसूचना संख्या 16, सहपठित ज्ञापांक -321, दिनांक 08.03.2007 के क्रमांक -5 द्वारा 
प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन वेतनमान र 10000-15200 तथा आदेश संख्या 102 , सह – पठित ज्ञापांक -1280 , दिनांक 30.05. 
2011 के क्रमांक -2 के द्वारा द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन वेतनमान र 12000-16500 में स्वीकृत किया गया, जो बिहार राज्य 


- 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


11 


कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 की कंडिका 3 ( 2) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । इसी 
बीच माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी 0 डब्लू0 जे 0 सी 0 नं0-11280 / 2010 क्षिति मोहन घोष बनाम राज्य सरकार एवं 
अन्य में दिनांक 17.11.2011 को निम्नवत आदेश पारित किये गये : 


- 


" If what the petitioner contends be correct, let the monetary benefits of the Ist and second 
ACP be paid to the petitioner positively within a maxium period of eight weeks from the date of 
receipt and /or production of a copy of this order . 

The Ist ACP was granted on 08.03.2007. The writ petition was filed on 12.7.2010 . The 
second ACP has been allowed on 30.5.2011. On failure of compliance within eight weeks the 
petitioner is held entitled to grant of interest @ 4 % per annum which the Government shall recover 
from the salary of those who delayed the payment" . 

अतः विभागीय अधिसूचना संख्या 16, सह - पठित ज्ञापांक -321, दिनांक 08.03.2007 एवं आदेश संख्या 102, सह – पठित 
ज्ञापांक -1280 , दिनांक 30.05.2011 द्वारा श्री क्षिति मोहन घोष को स्वीकृत वेतनमान में संशोधन की कार्रवाई के क्रम में वित्त 
विभाग से इस विन्दु पर परामर्श की मांग की गयी । वित्त विभाग का कहना है कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लिए 
प्रशासी विभाग स्वयं सक्षम है । 

4. उक्त न्यायादेश में उल्लेखित वादी को विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का 
वेतनमान "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 की कंडिका 3 ( 2) के प्रावधानों 
आलोक में अनुमान्य नहीं है । 

5. अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री क्षिति मोहन घोष को विभागीय अधिसूचना संख्या 16, सह -पठित ज्ञापांक -321 , दिनांक 
08.03.2007 के क्रमांक -5 द्वारा स्वीकृत प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का वेतनमान र 10000-15200 तथा आदेश संख्या 102, 
सह – पठित ज्ञापांक -1280, दिनांक 30.05.2011 के क्रमांक -2 के द्वारा स्वीकृत द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का वेतनमान 
र 12000-16500 को संशोधित करते हुए दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान र 7500-12000 में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय 
उन्नयन तथा वेतनमान र 8000-13500 के वेतनमान में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 
6. उक्त संशोधन के फलस्वरूप अन्तर राशि का समायोजन एकमुश्त कर लिया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चंचल कुमार, सचिव । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 नवम्बर 2012 
सं 0 2 / स.का.3–42 / 2006 ( खण्ड) 3957 - कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 
पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 1927 दिनांक 27.06.2012 के कंडिका 2 में निर्धारित अनुशंसा समिति के आलोक में वित्तीय वर्ष 
2012-13 के लिए अनुशंसा समिति निम्नवत गठित किया जाता है । 
सचिव / प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , पटना 

पदेन अध्यक्ष 

पदेन सदस्य 
(ii) संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना 
( iii ) अध्यक्ष , बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना 

पदेन सदस्य 
(iv ) अध्यक्ष, बिहार ललित कला अकादमी, पटना 

पदेन सदस्य 
( v ) निदेशक ( सांस्कृतिक कार्य) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 

पदेन सदस्य सचिव 

पदेन सदस्य 
(vi ) वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि ( उप - सचिव स्तर ) 
( vii ) स्वास्थ्य विभाग के एक प्रतिनिधि (उप - सचिव स्तर ) 

पदेन सदस्य 
( viii) श्री अवधेश अमन, पटना- चाक्षुष कला 
(ix ) डा 0 नागेन्द्र मोहिनी, पटना- प्रदर्श कला 

सदस्य 
नोट: -कंडिका आठ और नौ के कला मर्मज्ञों का मनोनयन एक वर्ष के लिए होगा । 


.. 


: 


.. 


.. 


सदस्य 


12 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


2. पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1927, दिनांक 27.06.2012. की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव । 


16 नवम्बर 2012 
सं 0 सं0-2 / य.1-14 / 2007( खण्ड) -3920 - सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार , पटना 
द्वारा प्रदर्श एवं चाक्षुष कला के विभिन्न विधाओं में कलाकारों को वित्तीय वर्ष 2012-13 से निम्नवत नामों से बिहार कला पुरस्कार 
प्रदान किये जायेंगे: 

( क ) चाक्षुष कला क्षेत्र में कलाकारों का 

1. राधा मोहन पुरस्कार ( समकालीन कला) 
2. कुमुद शर्मा पुरस्कार (महिला कलाकार) 
3. सीता देवी पुरस्कार ( लोक कला) 

4. दिनकर पुरस्कार ( कला लेखन ) 
( ख ) प्रदर्श कला क्षेत्र के कलाकारों का 

1. पं0 रामचतुर मल्लिक पुरस्कार ( शास्त्रीय गायन) 
2. भिखारी ठाकुर पुरस्कार (रंगमंच) 
3. विन्ध्यवासिनी देवी पुरस्कार ( लोक गायन) 
4. रामेश्वर सिंह काश्यप पुरस्कार (प्रदर्श कला लेखन) 
5. विस्मिल्लाह खाँ पुरस्कार (वाद्य वादन ) 

6. अम्बपाली पुरस्कार ( नृत्य ) 
( ग) प्रदर्श कला के लिए ( राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान 
( घ ) चाक्षुष कला के लिए ( राष्ट्रीय स्तर ) राष्ट्रीय सम्मान 
( ड) राज्य के एक वरिष्ठ कलाकार को लाइफ टाईम एचीवमेंट पुरस्कार 

पुरस्कार के रूप में सम्मान राशि के साथ स्मृति चिन्ह, मोमेंटों प्रमाण - पत्र शॉल आदि प्रदान किये 
जाय कंडिका क, तथा ख, में अंकित पुरस्कार प्रत्येक विधा में एक वरिष्ठ एवं एक युवा कलाकारों को प्रदान किये 
जायेंगे । राशि क्रमशः स 35,000 ₹ 10,000 रूपये निर्धारित है तथा कंडिका ग , घ, ड़, खंड में अंकित 

पुरस्कार 

की 
राशि प्रति कलाकार र 1,00,000 (एक लाख) है । 
अधिसूचना सं0 514, दिनांक 24.02.2012. को एतद द्वारा संशोधित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव । 


। 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग , सिवान । 


, 


कार्यालय आदेश 

12 दिसम्बर 2012 
का 0 आ 0 सं0 1 स्था 0 अनु0-12-104 / 12 / 145 - समाहर्ता- सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण ( छपरा) के पत्रांक 
1000 / स्था 0 दिनांक 29.6.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण छपरा की दिनांक 21.5.12 की बैठक में लिये 
गये निर्णय के आलोक श्री मनोज कुमार, पिता स्व 0 जवाहर साह , भूतपूर्व मजदूर , सारण नहर प्रमंडल छपरा की अनुकंपा के 
आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1650 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित चौकिदार के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान बाढ नियंत्रण प्रमंडल , सिवान के कार्यालय में 
दिनांक 28.12.2012 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 जवाहर साह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोशण का दायित्व श्री मनोज कुमार पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश 
सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है 


। 


- 


बिहार गजट , 30 जनवरी 2013 


13 


4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र हर 
हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री मनोज कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर 
दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8. अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग 
परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से 
संबंधित प्रमाण- पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप – सचिव , वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 01 सितम्बर 2005 एवं 
उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
दिनेश कुमार चौधरी , 
मुख्य अभियंता, सिवान । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


